रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


TEGD. NO. D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते . . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 1 
PART - Section1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 


2441 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार ,सिर , 2005 / IE 17 , 1927 
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 8, 2005 /BHADRA 17, 1927 


No. 244 ] 


- 


- 


श्रम और रोजगार मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2005 .. 
सं . यू- 23013/ 26 / 05 एल हल्य - लेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, कोलकाता के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम प्रणाली के उत्सादन के 
प्रश्न पर विचार के लिए एक समिति का गठन करती है । 

2. समिति का संघटन और इसके विचारार्थविषय निम्नांकित होंगे : 
( 1 ) श्री पी. एस. परमार 

- सदस्य 
महासचिव, खेतड़ी तांबा श्रमिक संघ , 
डी - 95 , सेक्टर - 11ए, खेतड़ी नगर , 

राजस्थान- 333504 
( 2 ) मो . सलीमुद्दीन 

- सदस्य 
निदेशक ( कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध ) 
कोल इंडिया लि ., 
10, नेताजी सुभाष रोड , 

कोलकाता -700001 
(3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

- सदस्य - संयोजक 
कोलकाता । 
3. प्रस्तावित समिति का विचारार्थ विषय निम्नांकित होगा : 

" भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण , कोलकाता ( एन. एस. सी.बी. आई. एयर पोर्ट ) के प्रतिष्ठान में बर्ड स्केरर और एयरो ब्रीज ऑपरेटर 
के कार्य में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण का अध्ययन करना और ठेका श्रम ( विनियमन तथा उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 
10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना कि उक्त प्रतिष्ठान के उपरोक्त जॉब/ कार्य में ठेका श्रमिकों 

के नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 
4. समिति का मुख्यालय कोलकाता में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगी । 

टी . ए. श्रीनिवासन, सचिव 


2673 GI/ 2005 


(1) 


- 


" 


: - 2 : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART I— Sệc. 1] 
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 
(CentralAdvisory Contract Labour Board) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 8th September, 2005 
No. U -23013 /26 /05 -LW . - - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of the Airport Authority of India at Kolkata . 

2 . The composition of the Committee and its terms of reference will be as under : 
(1) Shri P. S . Parmar, 

-- Member 
GeneralSecretary, Khetri Tamba Shramik Sangh 

D -95, Sector 11A , Khetri Nagar, Rajasthan -333504 
(2 ) Md. Salimuddin , 

--- Member 
Director (Personnel and Industrial Relations) 
Coal India Limited , 10 , Netaji Subhas Road , 

Kolkata - 700001 
(3) Regional Labour Commissioner ( Central), 

- Member- Convenor 
Kolkata 
3. The termsof reference of the proposed Committee would be as follows : 

" To study the working of contract labour system in the jobs of Bird Scarer and Aero Bridge Operator in the 
establishment of Airport Authority of India ,NSCBI Airport ,Kolkata and to made suitable recommendations 
whether or not the employment of contract labour in the above job in the said establishments be prohibited 

keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 .” 
4 . The Headquarter of the Committee will be at Kolkata . The Committee should submit its report at the earliest. 


T. A . SRINIVASAN , Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


